OKI 


. . 


. 


. 


. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


6 ज्येष्ठ, 1937 ( श० ) 


संख्या 373 


राँची , बुधवार 


27 मई, 2015 ( ई०) 


नगर विकास विभाग 


अधिसूचना 
21 मई , 2015 


संख्या. - 06A/ न. वि ./ विविध- 23 / 2015-..1857 -- झारखंड क्षेत्रीय विकास प्राधिकार अधिनियम 1981 


( अंगीकृत) तथा झारखंड क्षेत्रीय विकास प्राधिकार ( संशोधन) अधिनियम- 2006 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए राज्य सरकार भवन उप विधि- 2002 एवं यथा संशोधित- 2006 के अन्तर्गत निम्नांकित प्रावधान 


लागू करती है . 


भवन उप विधि की कंडिका- 5.3.2 तथा 27.0 से आच्छादित भवनों के नक्शे की स्वीकृति में 


अग्निशमन निदेशालय/ विभाग से No Objection Certificate ( NOC)/ सुझाव प्राप्त किया जाता है तथा इसी 


प्रकार कंडिका- 21 .2(C)(i) तथा 21.2(C)(ii) से आच्छादित भवनों के लिए Airport Authority of India से NOC 
प्राप्त किया जाता है । उपरोक्त के लिए दोनों संस्थानों के पदाधिकारियों अथवा संबद्ध संस्थानों के द्वारा स्थल 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) बुधवार, 27 मई, 20 15 __ 
निरीक्षण किया जाता है । निगम/ प्राधिकार द्वारा भी स्थल निरीक्षण किया जाता है । इस प्रकार स्थल 


निरीक्षण की प्रक्रिया बार - बार दुहराई जाती है । 


2. 


सम्यक विचारोपरान्त पारदर्शिता एवं कार्य में अनावश्यक विलंब से बचने के लिए सभी संबंधित 


को आदेशित किया जाता है कि आवश्यकतानुसार स्थल निरीक्षण सभी एजेन्सियाँ एक ही बार संयुक्त रूप 


से करें तथा संबंधित निकाय / प्राधिकार इस हेतु समन्वयक के रूप में कार्य करेंगे । 


झारखंड राज्यपाल के आदेश से , 

अजय कुमार सिंह, 
सरकार के सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 373 – 50 + 200 । 


